निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 पौष 1937 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 43 ) पटना , वृहस्पतिवार , 14 जनवरी 2016 


संसदीय कार्य विभाग 


अधिसूचना 

4 दिसम्बर 2015 
सं ० सं0 का0-1 / वि 0 मं 0 ( महानुभाव)-07-06 / 2013-1035 – अवर सचिव, बिहार विधान परिषद के ज्ञापांक 
2527 (1) दिनांक 25.11.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय सदन नेता, बिहार विधान मंडल ने श्री संजय 
कुमार सिंह, माननीय स वि ० प० को बिहार विधान परिषद में मुख्य सचेतक , सत्तारूढ़ दल के रूप में दिनांक 20.11.2015 
के प्रभाव से मनोनित किया है, जिन्हें बिहार विधान परिषद की अधिसूचना संख्या 2526(1) दिनांक 25.11.2015 द्वारा 
अधिसूचित किया गया है । 

2. बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल , संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता ( वेतन एवं भत्ते ) 
नियमावली, 2006 के नियम -3 के प्रावधानों के तहत श्री संजय कुमार सिंह, स ० वि ०प ० को दिनांक 20.11.2015 के प्रभाव 
से सरकार के मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं देय होंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

बृज राज राय, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 43-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


